रजिस्ट्री सं० डी एल - 33004 / 99 


. 


REGDA NO . P. L.- 33004/ 99 


GOUFENMENT OF 


OF INDIVO 


सयपापयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - ठप - खण्ड ( i) 
PART II — Section 3 – Sub -section (i) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


सं . 458 ] 
No. 458) 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , सितम्बर 16 , 1999 / भाद्र 25 , 1921 
NEW DELHI, THURSDAY , SEPTEMBER 16 , 1999/BHADRA 25 , 1921 


- - 


- 


- 


- - 


Non 


न 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1999 

सं. 38/ 99 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
सा. का .नि. 641 ( अ). - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का1) की धारा 5क की 

उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा 
करना आवश्यक है, निदेश देती है कि इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ ( 2) विनिर्दिष्ट भारत सरकार , वित्त 
मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचना को उक्त सारणी के स्तम्भ ( 3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में 
विनिर्दिष्ट रीति में यथास्थिति, संशोधित अथवा और संशोधित किया जाएगा । 


+ 


+ - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सारणी 
| क्रम सं07 अधिसूचना संo और तारीख । 

संशोधन 
• ( 1 ) 

( 2 ) 
12/ 95 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , | उक्त अधिसूचना में , 
तारीख 4 जनवरी , 1995 | (i) आरम्भिक पैरा में , " उक्त सीमा - शुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) के 

अधीन जारी की गई तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिसूचना के साथ पठित सीमा शुल्क 
अधिनियम, 1962 (1962 का 52 ) की धारा 12 के अधीन " शब्दों, अंकों और कोष्ठकों 
के स्थान पर “ इस प्रकार प्रभार्य शुल्क की बाबत तत्समय प्रवृत्त किसी अधिसूचना के 
साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52 ) या तत्समय प्रवृत्त किसी 
अन्य विधि के अधीन " शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे । 
(ii) आरम्भिक पैरा के पश्चात् , प्रथम परंतुफ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, 
अर्थात् : 
परन्त उक्त माल की बाबत इस अधिसचना के अनुसार संदेय शल्क की रकम 
(i) यथास्थित, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1 ) 
या उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5क की उपधारा ( 1 ) के अधीन 


- 


- 


2738 GI/99 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


| PART II --- SEC . 3 (i) ] 


4 


. 


. 


+ 


+ 


+ 


+ 


4 


( 3 ) 
जारी की गई किसी अन्य सुसंगत अधिसूचना के साथ पठित उक्त अनुसूची में | 
विनिर्दिष्ट किसी शत -प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम या मुक्त व्यापार जोन या 
इलेक्ट्रानिक यंत्र सामग्री औद्योगिक पार्क ( ईएचटीपी ) एकक या प्रक्रिया सामग्री 
प्रौद्योगिकी पार्क ( एसटीपी ) एकक के बाहर उत्पादित या विनिर्मित वैसे ही माल पर 
उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क से कम नहीं होगी ; और 
( ii ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का1) की धारा 3 की उपधारा 
(1 ) के परंतुक के अनुबंधों के अनुसार उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क से अधिक नहीं 

होगा : 
| 20 / 97 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, उक्त अधिसूचना में ,- . 
तारीख 11 अप्रैल, 1997 (i) सारणी में क्रम सं0 3 के सामने, स्तम्भ ( 3) में, “ उक्त सीमा - शुल्क अधिनियम 

की धारा 25 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी की गई तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य 
अधिसूचना के साथ पठित सीमा - शुल्क अधिनियम , 1962 (1962 का 52 ) की धारा 
12 के अधीन " शब्दों , अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर “ इस प्रकार प्रभार्य शुल्क की 
बाबत तत्समय प्रवृत्त किसी अधिसूचना के साथ पठित सीमा- शुल्क अधिनियम , 1962 
(1962 का 52 ) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन " शब्द , अंक और 
कोष्ठक रखे जाएंगे ; 
( ii ) सारणी के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित परंतुफ अन्तःस्थापित 
किया जाएगा, अर्थात् : 
" परन्तु यह कि इस अधिसूचना के अनुसार संदेय शुल्क की रकम केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क अधिनियम , 1944 (1944 का1 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के परंतुक के 

अनुबन्धों के अनुसार उदग्रहणीय उत्पाद शुल्क से अधिक नहीं होगी । "; 
| 13/ 98- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , (i) “ उक्त सीमा - शुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी की 
तारीख 2 जून , 1998 | गई तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिसूचना के साथ पठित सीमा - शुल्क अधिनियम , 

1982 (1962 का 52 ) की धारा 12 के अधीन " शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान 
पर “ इस प्रकार प्रभार्य शुल्फ की बाबत तत्समय प्रवृत्त किसी अधिसूचना के साथ 
पठित सीमा - शुल्क अधिनियम, 1962 (1982 का 52 ) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य 
विधि के अधीन " भन्द , अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ; 
( ii ) शर्त ( ख) के पश्चात् निग्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, 
अर्थात: 
सारणी के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित परंतुफ अन्तःस्थापित किया 
जाएगा, अर्थात् : 
" परन्तु यह कि इस अधिसूचना के अनुसार संदेय शुल्क की रकम केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का1 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1) के परंतुक के 
अनुबन्धों के अनुसार उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क से अधिक नहीं होगी । "; 


H 


[ फा. सं . 345 / 12/ 99 - टी . आर. यू. ] 

प्रशान्त कुमार सिन्हा, अवर सचिव 


टिप्पणी : 
1. अधिसूचना सं. 2/95- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 4 जनवरी, 1995, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा . का . नि . 

9( अ), तारीख 4 जनवरी , 1995 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसका अन्तिम बार अधिसूचना सं. 29/ 98 - केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क , तारीख 8 सितम्बर , 1998 [ सा . का . नि . 570( अ), तारीख 8 सितम्बर, 1998] द्वारा संशोधित किया 
गया था । 


( 1T1 II - Gº 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2. 3fErreAT H . 20 /97- Art Jach, FTCG 11 30m , 1997, 477 1547 , ATENTUT H . . 

219( 37), arfta 11 30M , 1997 GRT vira at s eft te GH 3f714 CR 3ft H . 1/99- osa 
GAYE Tech ,MIG 444ft, 1999 [H . . . 10 ( 31), arta 4 stata 7, 1999 ] & Hantera Paul Te 


en 


176147, 3TETETYT H . . . . 


3. 3 . 13/98 - y Gry Anh, ATU 27 , 1998, fra 

308 (31), arta 2017 , 1999 ANT VAIRTA TS ! 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 16th September, 1999 

No. 38 /99 - Central Excise 


G . S . R . 641(E ). In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 5A of the Central 
Excise Act, 1944 (1 of 1944 ), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public 
interest so to do , hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry 
of Finance (Department of Revenue ) specified in column (2 ) of the Table hereto annexed , shall be 
amended or further amended , as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in 
column (3 ) of the said Table. 


TABLE 


S .No. Notification No. and date 


Amendment 


( 2 ) 


( 3 ) 


2 /95 - Central Excises , dated 
the 4th January, 1995 


In the said notification - 
(i) in the opening paragraph , for the words, figures and brackets 

" leviable under section 12 of the Customs Act, 1962 (52 of 
1962 ) read with any other notification for the time being in 
force issued under sub -section ( 1) of section 25 of the said 
Customs Act” , the words, figures and brackets " leviable under 
the Customs Act, 1962 (52 of 1962) or under any other law for 
the time being in force, read with any notification for the time 
being in force in respect of the duty so chargeable ” , shall be 

substituted ; 
( ii ) after the opening paragraph , for the first proviso , the following 

shall be substituted , namely : 


" Provided that the amount of duty payable in accordance with 
this notification in respect of the said goods, 
(i) shall not be less than the duty of excise leviable on the like 

goods produced or manufactured outside the hundred per 
cent. export- oriented undertaking or free trade zone or 
Electronic Hardware Technology Park (EHTP ) unit or 
Software technology Parks (STP ) unit which is specified in 
the said Schedule read with any other relevant notification 
issued under sub - rule ( 1) or rule 8 of the Central Excise 
Rules, 1944 , or sub -section (1) of section 5A of the said 

Central Excise Act, as the case may be ; and 
( ii ) shall not exceed the duty of excise leviable in terms of the 

proviso to sub -section ( 1) of section 3 of the Central Excise 
Act, 1944 ( 1 of 1944 )." ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec . 3 (1) ] 


20 / 97 -Central Excise, dated 
the 11th April , 1997 


in the said notification - 
(i) in the Table, against S .No. 3 , in column (3) , for the words , 

figures and brackets " leviable under section 12 of the Customs 
Act, 1962 (52 of 1962) read with any notification for the time 
being in force issued under sub -section ( 1) of section 25 of the 
said Customs Act", the words, figures and brackets " leviable 
under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) or under any other 
law for the time being in force , read with any notification for 
the time being in force in respect of the duty so chargeable" , 

shall be substituted ; 
( ii ) after the Table and before Explanation , the following proviso 

shall be inserted , namely : 


3 . 


13 /98 -Central Excise , dated 
| the 2nd June, 1998 


" Provided that the amount of duty payable in accordance with 
this notification shall not exceed the duty of excise leviable in 
terms of the proviso to sub -section (1 ) of section 3 of the 

Central Excise Act, 1944 (1 of 1944 )." ; 
In the said notification , 
(i) for the words, figures and brackets " leviable under section 12 

of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with any other 
notification for the time being in force issued under sub 
section ( 1) of section 25 of the said Customs Act” , the words, 
figures and brackets “ leviable under the Customs Act, 1962 
(52 of 1962 ) or under any other law for the time being in force, 
read with any other notification for the time being in force in 

respect of the duty so chargeable ” , shall be substituted ; 
( ii ) after condition (b ), the following proviso shall be inserted , 

namely : 


" Provided that the amount of duty payable in accordance with 
this notification shall not exceed the duty of excise leviable in 
terms of the proviso to sub -section (1 ) of section 3 of the 
Central Excise Act, 1944 ( 1 of 1944 )." . 


[F. No. 345 / 12 /99- TRU ] 
PRASHANT KUMAR SINHA, Under Secy. 


Note : 


1. The principal notification No. 2 /95 -Central Excises, dated the 4th January , 1995 was published in 
the Gazette of India , Extraordinary vide G . S . R . 9 (E ), dated the 4th January , 1995 and was last amended 
by notification No. 29 / 98 -Central Excise , dated the 8th September, 1998 (G .S .R . 570 (E ), dated the 8th 
September, 1998 ). 
2. The principal notification No. 20 /97 -Central Excise, dated the 11th April, 1997 was published in 
the Gazette of India , Extraordinary vide G . S. R . 219 ( E ), dated the 11th April, 1997 and was last amended 
by notification No. 1 /99 -Central Excise , dated the 4th January , 1999 (G .S . R . 10 (E ), dated the 4th 
January , 1999]. . 
3 . The principal notification No. 13 /98 -Central Excise , dated the 2nd June, 1998 , was published in 
the Gazette of India , Extraordinary vide G . S .R . 308 ( E ), dated the 2nd June , 1998 . 


Printed by theManager, Govt. of India Proos, Ring Road, Mayapuri, Now Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


